रायन न्यते 


Ci 


TANA 


VARY 


Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 62 - 2018/ Ext .] CHANDIGARH, FRIDAY , APRIL 13, 2018 (CHAITRA 23 , 1940 SAKA) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 13 अप्रैल , 2018 
संख्या 18 / 31 / 2018 - 3क1. - हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24 ), की धारा - 4 की 
उप - धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 
अधिसूचना संख्या 18 / 31 / 2018 - 3क1, दिनांक 13.02.2018 के सन्दर्भ में , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा हरियाणा 
सरकार ( शहरी स्थानीय निकाय विभाग ) की अधिसूचना संख्या 5 / 18 / 99 - 3क1, दिनांक 20.03. 2010 में यथा परिनिश्चित 
वर्तमान सीमाओं तथा इसमें नीचे दी गई अनुसूचि में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला - रेवाड़ी की नगर 
परिषद , रेवाड़ी के भीतर सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं । 

सीमाओं की अनुसूची 
उत्तर : - हदबस्त नं0 125 रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट व हदबस्त नं0 131 ,121, 122,174,119 का हिस्सा का सारा कुतुबपुर रेवेन्यू 
एस्टेट जो इस प्रकार है - रेवाड़ी रेवेन्यू की मुस्तिल नं0 7,8 को अन्दर लेते हुए देहली को जाने वाली सड़क मुस्तील नं0 5, 3 
रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट को अन्दर लेते हुए भगवानपुर व रेवेन्यू के साथ मुस्तिल नं0 3, 2,12,14, 33,34 को अन्दर लेते हुए 406 को 
काटते हुए रेवाड़ी रेवेन्यू के साथ मुस्तिल नं0 73,72,114,115 तक । 
पूर्व : - रेवाड़ी रेवेन्यू लेते हुए सड़क पुख्ता दिल्ली जाने वाली को काटते हुए रेवाड़ी रेवेन्यू के अन्दर लेते हुए सड़क को काटते 
हुए मुस्तिल नं0 151, 158, 149, 153 मुस्तिल नं0 153 से पूर्व की ओर मौजा रेवेन्यू कालाका की ओर मुस्तिल नं0 8 का किला 
नं0 8,7,6 मुस्तिल नं0 7 किला नं0 10,9,8 उत्तर की ओर किला नं0 4,5 दक्षिण की ओर किला नं0 6,15,16, 25 पूर्व की ओर 
मुस्तिल नं0 6 का किला नं0 21 दक्षिण की ओर मुस्तिल नं0 11 किला का 1, 10 पश्चिम की ओर मुस्तिल नं0 10 का किला 
नं0 15 / 1, 14 / 1, 14 / 2 दक्षिण की ओर 17 / 2, 24 / 1 मुस्तिल नं0 15 का किला नं0 3 पश्चिम की ओर किला नं0 2, 1 
पश्चिम की ओर मुस्तिल नं0 9 का किला नं0 25,24,23,22 से रेवाड़ी रेवेन्यू सीमा तक । इसके बाद दक्षिण की ओर मुस्तिल 
नं0 174 के साथ रेवेन्यू कालाका के साथ रेवेन्यू झांझनवास मुस्तिल नं0 4 के किला नं0 2,21 मुस्तिल नं0 5 का किला नं0 
1 ,10 मुस्तिल नं0 6 का किला नं0 15,16, 25 मुस्तिल नं0 11 का किला नं0 5,6,15, 16,25 मुस्तिल नं0 12 का किला नं0 21 व 
मुस्तिल नं0 13 का किला नं0 25 मौजा पीवरा की मुस्तिल नं0 11 का किला नं0 10, 21 मुस्तिल नं0 12 का किला नं0 1 
मुस्तिल नं0 13 का किला नं0 5,713,19,21 मुस्तिल नं0 22 का किला नं0 1 मुस्तिल नं0 21 का किला नं0 6,15,17, 24 मुस्तिल 
नं0 23 का किला नं0 3,8,13, 18,23 मुस्तिल नं0 29 का किला नं0 2,9, 10 मुस्तिल नं0 26 का किला नं0 4,6,7 मुस्तिल नं0 27 
का किला नं0 1 मुस्तिल नं0 25 का किला नं0 11,12,18,19,24,25 मुस्तिल नं0 28 का किला नं0 1,2, 3,4,5 मुस्तिल नं0 18 का 
किला नं0 1, 10 , 12, 19, 23 मुस्तिल नं0 17 का किला नं0 3,8,12,19,22 मुस्तिल नं0 6 का किला नं0 15, 16,24 मुस्तिल नं0 7 का 
किला नं0 11,10 ,31 मौजा डूमावास की मुस्तिल नं0 5 का किला नं0 11,18,24 मुस्तिल नं0 4 का किला नं0 4,7, 13, 18, 20, 21 
मुस्तिल नं0 1 का किला नं0 25 के साथ - साथ रेवाड़ी रेवेन्यू के साथ - साथ पुख्ता सड़क कोटकासिम तक । 


(1651 ) 


1652 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), APR . 13 , 2018 (CHTR . 23, 1940 SAKA) 


दक्षिण : - रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट की मुस्तिल नं0 231, 230 , 216 के साथ - साथ बावल को जाने वाली सड़क को काटते हुए रेवाड़ी 
रेवेन्यू एस्टेट को अन्दर लेते हुए मुस्तिल नं0 226 की दक्षिण फिर 226 मुस्तिल को अन्दर लेते हुए बावल रेलवे लाईन को 
काटते हुए मुस्तिल नं0 236,235 रेवाड़ी रेवेन्यू को अन्दर लेते हुए उस सड़क पुख्ता भाडावास को जाने वाली को काटते हुए 
मुस्तिल नं0 450, 203, 202 रेवाड़ी सरहद रेवेन्यू एस्टेट को अन्दर लेते हुए रेवाड़ी बावल रेलवे लाईन के साथ साथ फाटक 
रामपुरा जिसमें रामपुरा की मुस्तिल भी शामिल है पश्चिम कुतुबपुर रामपुरा रेवेन्यू स्टेट के साथ साथ उस रेवेन्यू तक जहां पर 
गोपाल देव चौंक तक कुतुबपुर रेवेन्यू एस्टेट के साथ - साथ उस सरहद तक , जहां रामपुरा हुसैनपुर सड़क सीमा पर मिलती है 
को शामिल करते हुए कुतुबपुर तक । 
पश्चिम : - रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट को शामिल करते हुए रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाईन को काटते हुए मुस्तिल नं0 44 रेवेन्यू स्टेट 
को अन्दर लेते हुए मुस्तिल नं0 32,31 कुतुबपुर रेवेन्यू स्टेट को अन्दर शामिल करते हुए महेन्द्रगढ़ रेलवे लाईन को काटते 
हुए कुतुबपुर रेवेन्यू स्टेट के मुस्तिल नं0 9,15,11 को अन्दर लेते हुए रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट तक , इस बिन्दू से रेवाड़ी के 
मुस्तिल नं0 88, 90,436 ,133,138 ,175,94 ,91 को अन्दर शामिल करते हुए चांदावास के रास्ते को काटते हुए 
मुस्तिल नं0 53,52,51, 56,49, 22,23,24 रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट को अन्दर लेते हुए झज्जर रोड से मौजा गोकलगढ़ की मुस्तिल 
नं0 96 का 17 / 1, 16 / 1 मुस्तिल नं0 95 का 20 / 1, 10 / 1, 18, 24 / 1 मुस्तिल नं0 110 का 4, 5 मुस्तिल नं0 111 
का 1, 9 / 1,9 / 2,13,17,16 का 21 मुस्तिल नं0 117 का 1, 2, 8,14,16 पटौदी रोड को काटते हुए मुस्तिल नं0 116 का 20, 19 
दिल्ली रेलवे लाईन से फिर उसी बिन्दू पर जहां रेवाड़ी रेवेन्यू एस्टेट के साथ - साथ मुस्तिल नं0 7 तक । 


आनन्द एम. शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 13th April, 2018 
No . 18/ 31/ 2018-3C1. - In pursuance of the provision of Sub -section ( 3 ) of Section- 4 of the Haryana 
Municipal Act , 1973 (Act 24 of 1973 ) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department 

Notification No . 18/ 31/ 2018 -3C1 , dated 13 . 02 . 2018 , the Governor of Haryana hereby include within the Municipal 
Council , Rewari in District, Rewari, the area lying between the existing boundaries as defined in the erstwhile 
Haryana Govt. (Urban Local Bodies Department Notification No. 5 / 18 /99 -3C1, dated 20 .03 . 2010 and the boundaries 
now proposed as specified in the schedule here to be appended. 

SCHEDULED OF BOUNDARY 
NORTH: - Revenue Estate of Rewari consisting of Hadbast No . 125 and entire revenue of Qutabur consisting of 
Hadbast No. 131 , 121 , 122 , 174 , 119 which is under rectangle No . 7 , 8 included in the Revenue Estate Rewari and 
the road leads to Delhi rectangle No. 5 , 3 boundaries of Bhagwanpur and Rewari Revenue Estate and its adjacent 
rectangle No. 3 , 2 , 12 , 14 , 33 , 34 are included crossing the rectangle No. 406 upto rectangle No . 73 , 73 , 114 , 115 of 
revenue estate of Rewari. 
EAST : - Crossing the Pukhta Read leads to Delhi Road and including it after crossing road the rectangle No. 151, 
150 , 149 ,153 towards boundary of Kalka Revenue Estate kill No . 8 , 7, 6 of rectangle No . 8 kill No . 10, 9 , 8 towards 
north killa No. 4, 5 towards south kill No . 6,15 , 16, 25 of rectangle No . 7 towards east killa No. 21of rectangle No . 6 
towards south killa No. 1 , 10 of rectangle No . 11 towards west killa No . 15 / 1 ,14/ 1,14/ 2 towards south killa 
No. 17 /2 ,24/ 1 of rectangle No. 10 , killa no .3 towards west killa no .2 , 1 of rectangle No. 15 towards north than 
towards west killa No. 25, 24 ,23,22, of rectangle no .9 , upto revenue Rewari and towards south from rectangle No . 
174 boundary to Revenue Estate Jhanjhanwas killa No. 20 ,21 of rectangle No. 4 , killa no. 1, 10 rectangle No. 5 , killa 
No . 15 , 16, 25 of rectangle No . 06 , killa No . 5, 6,15 16, 25 of rectangle No . 11 , killa no. 21 of rectangle no . 12, of 
village Jhanjhanwas kill No. 10 , 21 , of rectangle No. of 11 , kill No. 1 of rectangle No. 12 , killa No. 5 , 7, 13 , 19 , 21 
of rectangle No . 13, kill No . 1 , of rectangle No . 22, killa No . 6, 15 , 17, 24 of rectangle No . 21 , killa No . 3, 8 , 13 , 18 , 
23 of rectangle No. 23, killa No . 2 , 9 , 10 of rectangle No. 29 , killa No. 4 , 6 , 7 of rectangle No. 26 , killa No. 1 of 
rectangle No . 27, killa No . 11 of rectangle No . 25, killa No . 1 , 2 , 3, 4, 5 of rectangle No. 28 , killa No. 1 , 10 ,12,19, 23 
of rectangle No. 18 , killa No. 3 ,8 , 12 , 19 , 22 rectangle no . 17 , killa No. 15 , 16 , 24 of rectangle no .6 killa No. 11 , 10 ,31 of 
rectangle No. 7 of Village Piwra including kill No . 11 , 18 ,24 of rectangle No. 5 kill No. 4 ,7 , 13 , 18 ,20 ,21 of rectangle 
No. 4 kill No . 25 of rectangle No. 1 of Village Dumawas and crossing the road which leads to Kotkasim . 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA. ), APR . 13 , 2018 (CHTR . 23, 1940 SAKA) 


1653 


SOUTH :- Revenue Estate , Rewari including rectangle No. 231,230 ,216 of Revenue Estate Rewari and by crossing 
the Bawal Road including rectangle No. 226 to south and then including rectangle No. 226 by crossing the railway 
line Bawal including rectangle No. 236 , 235 Revenue Estate Rewari by crossing the pucca road which leads to 
Bharawas having rectangle No. 450 , 203 and 202 situated at Rewari boarder including there in Rewari -Bawal railway 
line upon which the railing gate of Rampura is also situated and the rectangle of Rampura is also included in it. In the 
west adjacent to Qutabpur Revenue Estate to Gopal Dev Chowk to the extent of that Border where the road of 
Rampura and Hussainpur gathered on its junction and including the Qutabpur Rewari Revenue Estate. 
WEST :- The Revenue Estate crossing Rewari Narnaul Railway line including Rectangle No . 44 and also including 
rectangle No. 32 , 31 of Qutabpur Revenue Estate of crossing Mohindergarh Railway Line and including rectangle 
No. 9 , 15 , 11 from this point to the rectangle of Rewari Estate No . 88, 90 , 436 , 133 , 138 , 175 , 94 , 91 by crossing the 
way leads to Chandawas and by including the rectangle No . 53 , 52 , 51, 56 , 49 , 22 , 23 and 24 and on Jhajjar Road 
including 17 / 1 , 16 / 1 of rectangle No . 96 , killa No. 20 / 1, 10 / 1 , 18 , 24 / 1 of rectangle No. 95 , killa No . 4 , 5 of rectangle 
No. 110 , killa No. 1, 9 /1 , 9 /2 , 13, 17, 16 of rectangle No. 111, killa No. 1, 2 , 8 , 14 , 16 of rectangle No. 117 of Village 
Gokalgarh at the point of where by crossing Pataudi Road and including killa No . 20 , 19 of rectangle No. 116 of 
Village Gokalgarh , on Delhi Railway Line upto the rectangle No. 7 of Revenue Estate of Rewari . 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


56195 — C . S . - H .G . P ., Chd. 


